निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 आषाढ़ 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 585) पटना , सोमवार , 11 जुलाई 2016 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

8 जुलाई 2016 
सं0 21 / एस. एस. सी . - 02 / 2012, सा .प्र . - 9543 "बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, 
2010 की स्नातक स्तरीय पदों की अनुसूची- 2 के 6 ( छ:) पर्यवेक्षकीय पदों यथा - आपूर्ति निरीक्षक ( खाद्य एवं उपभोक्ता 
संरक्षण विभाग ), प्रखंड पंचायतराज पदाधिकारी (पंचायती राज विभाग ), प्रखंड कल्याण पदाधिकारी ( अनुसूची जाति एवं 
अनुसूची जनजाति कल्याण विभाग ), श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ( श्रम संसाधन विभाग ), सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 
( सहकारिता विभाग ) एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक ( परिवहन विभाग ) को अनुसूची से विलोपित करते हुए उन पदों तथा 
राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड ( राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ) के 1 (एक ) राजपत्रित पद को बिहार लोक सेवा 
आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित पदों की सूची में तात्कालिक प्रभाव से 
सम्मिलित करते हुए इन 7 ( सात ) पदों पर नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 
आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति दी जाती है । 

परन्तु, ऊपर वर्णित जिन पदों के लिए सम्प्रति बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित कर 
परीक्षा / चयन की कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है, उन पदों के लिए फिलहाल परीक्षा / चयन की प्रक्रिया बिहार कर्मचारी 
चयन आयोग द्वारा ही पूर्ण की जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
__ केशव कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 585 - 571 + 100 डी0टी0पी0 । 

Website : http : //egazette .bih .nic .in 


